. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 माघ, 1939 ( श० ) 
राँची, बुधवार , - 

24 जनवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 2 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 6 - 9 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 


पूरक -- 


... 


पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 24 जनवरी , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
24 जनवरी, 2018 


संख्या - 09/ आरोप - राँची- 92/ 2017 - 356 ( 09),-- श्री अखिलेश्वर शरण जमुआर, तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , नामकुम सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , राँची द्वारा मौजा-टूम्बागुटु से संबंधित रैयतों 
का प्रतिरक्षा विभाग के लिए अर्जित भूमि के क्रेता एवं विक्रेता के बिना दखल- कब्जा वाली भूमि के 
नामांतरण हेतु गलत रूप से उनका दखल कब्जा बताकर नामांतरण करने की अनुशंसा करने संबंधी 
आरोप में जिला स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक -94 (i), दिनांक 16 जून , 2017 द्वारा आरोप 
प्रपत्र क प्राप्त हुआ है | 
2 . आरोप प्रपत्र क में गठित आरोपों एवं उसपर श्री जमुआर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् 
समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2016 के नियम 16 
के तहत श्री जमुआर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 
3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री जमुआर को आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के प्राप्त होने की 
तिथि से एक पक्ष के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित 
बचाव / बयान प्रस्तुत करें । 
4. कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-11393, दिनांक 
14 नवम्बर , 2017 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चंद्र झा , से .नि . 
भा . प्र. से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
5. अंचल अधिकारी , नामकुम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 24 जनवरी, 2018 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
20 जनवरी , 2018 


संख्या -01 स्था०- 75/ 12-270 वि०स० -- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत् झारखण्ड विधान सभा 
सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर नियुक्त किया 
जाता है 


संयुक्त सचिव 


प्रथम अपीलीय पदाधिकारी 


1- श्री रवीन्द्र कुमार सिंह 
2- श्री हरेन्द्र कुमार साह , 
3- श्री शारदा प्रसाद चैधरी 


उप सचिव , 


जनसूचना पदाधिकारी 


प्रशाखा पदाधिकारी 


सहायक जनसूचना पदाधिकारी 


एतद् विषयक पूर्व निर्गत सभी आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सिलवेस्टर टोप्पो, 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 24 जनवरी , 2018 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
20 जनवरी , 2018 


संख्या -वि०स०वि०-28/ 2017 - 905 /वि०स० -- झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना संख्या 
28/ 2018-2931, दिनांक 22 दिसम्बर , 2017 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा की एकादश (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 
14 दिसम्बर , 2017 को पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने 
" झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण ( संशोधन ) विधेयक 2017 " पर विचार के लिए झारखण्ड विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम -72 के अधीन गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 
15 फरवरी 2018 तक विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 2 -- 50 | 


